निबंधन संख्या पी0टी0- 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 आषाढ़ 1941 ( श0 ) 
( सं0 पटना 722 ) पटना , सोमवार , 24 जून 2019 


पुलिस उप - महानिरीक्षक का कार्यालय , केन्द्रीय क्षेत्र, पटना 


____ 17 जून 2019 

केन्द्रीय क्षेत्रादेश सं० 190 / 2019/साशा0 
पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना का ज्ञापांक - 430/ पी0 - 2 दिनांक - 08.04.2019 द्वारा प्राप्त 
निदेश के आलोक में बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग , पटना द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या - 01 / 2017 के अन्तर्गत 
पुलिस अवर निरीक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित निम्नांकित अभ्यर्थियों को अपुनरीक्षित वेतनमान बैण्ड वेतन 
9300 - 34, 800 ग्रेड पे - 4200 ( पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन मैट्रिक्स में स्तर (level )- 6 ) में परीक्ष्यमान 

पुलिस अवर निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है: 
क्र० अभ्यर्थी का नाम पिता / 

स्थायी पता 

आरक्षण लिंग अभ्युक्ति 
सं0 रौल नम्बर पति का 

कोटि 
जन्म तिथि 

नाम 
राशि मलिक राम कुमार 

गृह सं0 - 1 109/ 31 , 

सामान्य महिला 
31 100 10496 

गली- प्रीतबिहार कॉलोनी , 
17. 04.1991 

मोहल्ला - रोहतक , 
पोस्ट - शिवाजी कॉलोनी रोहतक , 
जिला - रोहतक , राज्य - हरियाणा , 

पिन कोड- 124001 
पूनम मौर्या राज देव ग्राम + पोस्ट - बेला पश्चिम , 

सामान्य महिला 
3110170011 

जिला - सुल्तानपुर , राज्य - उत्तरप्रदेश , 
14.07. 1995 

पिन कोड - 227805 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 24 जून 2019 


सं० 


नाम 


सामान्य 


सामान्य 


क्र0 अभ्यर्थी का नाम पिता / 

स्थायी पता 

आरक्षण लिंग अभ्युक्ति 
रौल नम्बर पति का 

कोटि 
जन्म तिथि 
सत्यम तिवारी राज बहादुर 

मकान सं0 - 361 , 
31 10310157 तिवारी 

मोहल्ला - पूरे कुबेर तिवारी , 
18. 08.1994 

पोस्ट - भण्डरा , जिला - सुल्तानपुर , 

राज्य - उत्तरप्रदेश , पिनकोड - 2281 55 
राहुल सिंह इंद्रेश सिंह ग्राम + पोस्ट - बड़हरिया , 

पुरूष 
31 10370 174 

थाना -निजामाबाद , जिला - आजमगढ़, 
01.04. 1994 

राज्य - उत्तरप्रदेश , पिन कोड - 223227 
2 . योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना 
आवश्यक होगा । 

3 . भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण पत्रों / अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पायी जाने की स्थिति में 
उनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कार्रवाई भी की 
जाएगी । 

4 . बिहार पेंशन ( संशोधन ) नियमावली द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या - 1964 
दिनांक - 31 .08. 2005 एवं 768 दिनांक - 03. 07. 2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नई अंशदायी पेंशन 
योजना लागु होगी । 

5. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने /योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर आने - जाने के लिए 
कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 

___ 6 . जिन अभ्यर्थियों का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन के संबंध में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर 
उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी । 

___ 7. प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटो युक्त नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है । 
अभिप्रमाणित फोटो युक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा । 

8 . योगदान की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा । 

9. सभी नव -नियुक्त पुलिस अवर निरीक्षक , पुलिस उप - महानिरीक्षक का कार्यालय, केन्द्रीय क्षेत्र , 
पटना में दिनांक - 15 . 06 . 2019 से 15 . 07. 2019 तक योगदान देना सुनिश्चित करेंगे । 

10. वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व से किसी पद पर नियुक्त /नियोजित हैं उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकार से 
अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त कर बिहार पुलिस अकादमी, छबिलापुर रोड, राजगीर, नालन्दा/ पुलिस उप - महानिरीक्षक 
का कार्यालय , केन्द्रीय क्षेत्र, पटना में योगदान के समय समर्पित करेंगे । 

___ 11. बिहार पुलिस अकादमी , छबिलापुर रोड , राजगीर, नालन्दा द्वारा अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत अनापत्ति 
प्रमाण - पत्र का संबंधित संस्थान से संपुष्टि कर योगदान स्वीकृत किया जायेगा । 

आदेश से , 

राजेश कुमार , 
पुलिस उप - महानिरीक्षक , केन्द्रीय क्षेत्र, पटना । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 722 -571 + 100 डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic .in 


